निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( संo पटना 63 ) 


गन्ना उद्योग विभाग 


- - 


- - 


कार्यालय आदेश 

3 दिसम्बर 2013 
सं0 बि . ऊ . - 02 - 14 / 11 - 2354 - मे० हनुमान सुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज, मोतिहारी के पास बकाया ईख मूल्य , ईख 
कर एवं क्षेत्रीय विकास परिषद की स्थिति का समीक्षा किया गया । मिल प्रबंधन के जिम्मे ईख कास्तकारों का ईख मूल्य 
मद में 1741.02 लाख, ईख कर 307. 31 लाख एवं क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन 12. 12 लाख रुपये बकाया है । विभिन्न 
विभागीय बैठकों में मिल प्रबंधन को स्पष्ट निदेश दिया गया था कि बकाया ईख मूल्य का भुगतान 30.09.13 तक 
संतोषजनक नहीं पाये जाने पर गत पेराई सत्र 2012 - 13 में इस मिल को आवंटित 246 ग्राम पडोसी इच्छुक चीनी मिलों 
को आवंटित कर दिया जायेगा । बार - बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी ईख मूल्य भुगतान की स्थिति में कोई 
प्रगति नहीं हुआ । 

चीनी मिल के पेराई प्रारंभ करने की पूर्व की तकनीकी तैयारी, वित्तीय एवं अन्य स्थिति पर स्थानीय ईख 
पदाधिकारी से Status Report की मांग की गई , जिसमें अंकित किया गया है कि मिल प्रबंधन ईख अधिनियम के 
प्रावधानों घोषित सर्वेक्षण नीति कास्तकारों के बकाया एवं मिल में पेराई प्रारंभ करने हेतु मरम्मती कार्य के प्रति पूरी तरह 
उदासीन है । उपरोक्त के आलोक में उनके द्वारा मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के गन्ना किसानों के व्यापक हित में मोतिहारी 
चीनी मिल के परिचालन होने तक उन ग्रामों को पड़ोस के चीनी मिलों के साथ निकटता को देखते हुए उन्हें उनके 
साथ संबद्व करते हुए स्वीकृत क्रय केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध गन्ने की खपत सुनिश्चित करने की अनुशंसा की है । 

वर्णित तथ्यों एंव ईख पदाधिकारी, मोतिहारी के अनुशंसा के आलोक में मातिहारी मुक्त क्षेत्र के ग्रामों में 
उपलब्ध गन्ने के सामयिक खपत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेराई सत्र 2013 - 14 के लिए निम्न रुप में पड़ोस की 
चीनी मिलों के साथ संबद्ध किया जाता है । 

परिशिष्ट - 1 
क्र०सं० चीनी मिल का नाम राजस्व अंचल 

संबद्व ग्रामों का राजस्व थाना संख्या 
___ 1. रीगा सुगर कंपनी लि० - 01 चिरैया 48 , 49 , 50 , 51, 52, 53, 54, 59 , 102, 103 , 104 , 114, 
रीगा 

115 , 116, 117 , 118 , 119, 120 , 121 , 122, 123 , 124 , 
125, 126 , 128 , 129, 130, 131, 132 , 133 , 157 , 158 , 

159, 160, 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 = 40 ग्राम 
02 ढाका | 103 , 105 , 106, 109 , 112 , 170 , 173, 174, 175 , 176, 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 


04 


सिधवलिया 


177 , 178, 180 , 181, 182 , 183, 184, 185 , 187 , 188 , 

189 , 193, 197 = 23 ग्राम 
03 | पकड़ी दयाल 

156 , 207 = 2 ग्राम 
पताही 119 , 167 , 168 , 169, 171, 185 , 190 , 191, 192 , 193 , 

195 , 196, 198, 199 , 200, 201 , 202 , 203 , 204, 205 , 

215 , 216, 217 , 218, 221 = 25 ग्राम 
05 घोड़ासहन 

41 , 42, 44, 45, 46 = 5 ग्राम 
मोतिहारी 105 , 166, 167, 168, 169 , 175 , 182 , 183 , 189 , 190 , 

191 , 192 , 193, 194, 195 , 196 , 197, 198 , 200 , 201, 
202 , 206, 207 , 208, 209, 211, 212 , 213, 214, 217, 

218, 219, 222 , = 33 ग्राम 
07 पिपराकोठी । 176, 177 , 178 , 179, 180 , 181 , 184, 185 , 186 , 187 , 

188 , 210 = 12 ग्राम 
08 | मोतिहारी 116, 117, 127 , 21, 118, 223, 122, 123, 125, 126, 

128 , 129 , = 12 ग्राम 
तुरकौलिया 

63, 65 , 112, 113, 114, 115 = 6 ग्राम 
नरकटिया 

149, 155 , 156 = 3 ग्राम 
हरसिद्वी 

131 , 157 = 02 ग्राम 


सुगौली 


4 


मंझौलिया 


09 


गोपालगंज 


10 | 


| 11 

12 


कोटवा 
कल्याणपुर 
मोतिहारी 


178 , 179 , 180 , 181, 182 = 5 ग्राम 

20 = 01 ग्राम 
130 , 131 , 132, 133 , 134 , 135 , 136 , 137, 138, 139 , 
140 , 141 , 142 , 143, 153 , 154, 155 , 156 , 157, 158, 
159, 160 , 161, 162 , 163, 164, 165 , 170 , 199, 203 , 
214 , 221 = 32 ग्राम 
62, 76 , 79 , 88, 89 , 90 , 91, 92 , 93, 94 , 95, 96, 97 , 
98 , 99, 100 , 101, 102, 103 , 106, 107, 108 , 109 , 
110 , 111, 171, 172, 173, 174, 181 = 30 ग्राम 
119 , 120 , 121 , 124, 145 , 146, 147, 148, 149 , 150 , 

151, 152 , 204, 205 , 215, 216 = 16 ग्राम 


13 | 


तुरकौलिया 


6 


सासामूसा 


14 


मोतिहारी 


आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , 
ईखायुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 63 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


